HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA .), JUNE 26 , 2019 (ASAR . 5 , 1941 SAKA) 


181 


हरियाणा सरकार 
विधि तथा विधायी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 26 जून, 2019 
संख्या लैज. 18 / 2019. - दि पंजाब लेबर वेलफेअर फन्ड ( हरियाणा अमेन्डमेन्ट ) ऐक्ट, 2019, का 
निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 जून , 2019 की स्वीकृति के अधीन 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 ( 1969 का 17), की धारा 
4 - क के खण्ड ( ख ) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा : 

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18 
2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18 
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि ( हरियाणा संशोधन ) अधिनियम , 2019 
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965, हरियाणा 

राज्यार्थ, को आगे संशोधित 

करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


1. यह अधिनियम पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन ) अधिनियम, 2019, कहा जा संक्षिप्त नाम । 
सकता है । 


2. पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9क की उप - धारा (1) के स्थान पर, 1965 का पंजाब 
निम्नलिखित उप - धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

अधिनियम 17 की 

धारा 9क का 
"(1) प्रत्येक कर्मचारी पच्चीस रूपए की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक मास अपने वेतन या संशोधन । 
मजदूरी या किसी पारिश्रमिक के 0.2 प्रतिशत के बराबर राशि का निधि में अंशदान करेगा तथा 
प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रत्येक नियोक्ता, प्रतिमास ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदान की 
गई राशि का दो दुगना निधि में अंशदान करेगा : 

परन्तु उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा को प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी से प्रारम्भ होने वाले 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रतिवर्ष अनुक्रमित किया जाएगा । 
व्याख्या. - उप - धारा (1 ) के प्रयोजनों हेतु " कर्मचारी " से अभिप्राय है, मास के अन्तिम कार्य 

दिवस को किसी प्रतिष्ठान के रजिस्टर पर कोई कर्मचारी । | 


मीनाक्षी आई० मेहता, 
सचिव , हरियाणा सरकार, 
विधि तथा विधायी विभाग । 


57146 — L. R. 


H. G . P., Chd . 


